निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1097) पटना , शुक्रवार , 24 नवम्बर 2017 


सं० 3ए - 2 - वे०पु० - 10/ 2017 - 9090 /वि० 

वित्त विभाग 


तय 


अधिसूचना 

21 नवम्बर 2017 
विषयः श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय भोजशाला के कर्मियों के 

पुनरीक्षित वेतन स्तर की स्वीकृति के संबंध में । 

श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या - 1688 , दिनांक - 02 / 05 / 2017 द्वारा बिहार सचिवालय 
भोजशाला प्रबंधक संवर्ग नियमावली, 2017 अधिसूचित हुई है । इस नियमावली के द्वारा बिहार सचिवालय भोजशाला 
प्रबंधक संवर्ग में निम्नांकित कोटि के पद अधिसूचित किए गये हैं : 

(i ) सहायक प्रबंधक - मूल कोटि 
( ii ) उप प्रबंधक 

प्रथम प्रोन्नति स्तर 
( iii ) प्रबंधक 

द्वितीय प्रोन्नति स्तर 
2. अधिसूचना सं० - 972 , दिनांक - 15/03/ 2017 द्वारा बिहार सचिवालय भोजशाला लिपिकीय संवर्ग , 

2017 अधिसूचित हुई है , जिसके द्वारा निम्नांकित कोटि के पद अधिसूचित किये गये हैं : 

(i ) निम्नवर्गीय लिपिक , (ii ) उच्चवर्गीय लिपिक , ( iii ) प्रधान लिपिक 
3. अधिसूचना संख्या -1170 , दिनांक 27 / 03 / 2017 द्वारा बिहार सचिवालय भोजशाला समूह घ 

नियमावली , 2017 अधिसूचित हुई है , जिसके द्वारा निम्नांकित कोटि के पद अधिसूचित किए गए हैं : 
क्र०सं० कोटि - 3 कोटि - 2 

कोटि - 1 
( मूल कोटि का पद ) | (प्रथम प्रोन्नति कोटि का पद ) (द्वितीय प्रोन्नति का पद ) 
सहायक कारीगर कारीगर 

हेड कारीगर 

हेड वेटर 
( iii ) | विक्रेता 

विक्रेता 

हेड विक्रेता 
( iv ) चौकीदार 

चौकीदार 

हेड चौकीदार 


| ( ii ) | वेटर 


वेटर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 नवम्बर 2017 


उक्त अधिसूचित नियमावलियों के आलोक में तीनों संवर्गों के अंतर्गत अधिसूचित पदों के सन्दर्भ 
में शैक्षणिक योग्यता , कर्त्तव्य दायित्व , राज्य सरकार में समरूप अन्य पदों के लिए स्वीकृत वेतन 
संरचना से सापेक्षता तथा प्रोन्नति के पद सोपान आदि को दृष्टिपथ में रखते हुए पुनरीक्षित वेतन 
स्तर की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है । 
सम्यक् विचारोपरान्त उक्त संबंधित नियमावलियों के अधिसूचित होने की तिथि से पुनरीक्षित 
वेतन स्तर की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है : 


5 . 


पुनरीक्षित वेतन स्तर 


बिहार सचिवालय भोजशाला प्रबंधक संवर्ग : 
क्र०सं० 

पदनाम 
सहायक प्रबंधक 
उप प्रबंधक 


( 11 ) 


प्रबंधक 


उक्त पुनरीक्षित वेतन स्तर बिहार सचिवालय भोजशाला प्रबंधक संवर्ग नियमावली , 2017 के 
अधिसूचित होने की तिथि अर्थात् 02/ 05 / 2017 के प्रभाव से अनुमान्य होगा । 
B. बिहार सचिवालय भोजशाला लिपिकीय संवर्ग : 
क्र०सं० पदनाम 

पुनरीक्षित वेतन स्तर 
निम्नवर्गीय लिपिक 
( ii ) उच्चवर्गीय लिपिक 

4 
| (iii ) प्रधान लिपिक 


2 


उक्त पुनरीक्षित वेतन स्तर बिहार सचिवालय भोजशाला लिपिकीय संवर्ग नियमावली , 2017 के 
अधिसूचित होने की तिथि अर्थात् दिनांक 15/ 03/ 2017 के प्रभाव से अनुमान्य होगा । 
C . बिहार सचिवालय भोजशाला समूह घ : 
क्र०सं० पदनाम 

पुनरीक्षित वेतन स्तर 
___ (i ) | सहायक कारीगर / विक्रेता/ वेटर / चौकीदार ( कोटि -3 ) 

(ii ) | कारीगर/विक्रेता/ वेटर/ चौकीदार ( कोटि -2 ) 
( iii ) | हेड कारीगर हेड विक्रेता/ हेड वेटर / हेड चौकीदार ( कोटि -1 ) 

उक्त पुनरीक्षित वेतन स्तर बिहार सचिवालय भोजशाला समूह घ नियमावली, 2017 के 
अधिसूचित होने की तिथि अर्थात् दिनांक 27 / 03/ 2017 के प्रभाव से अनुमान्य होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव (व्यय )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1097- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


